पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09/ 2013- 2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी . 2- 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


RODRBoo 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 366 ] 


रायपुर, गुरुवार , दिनांक 20 सितम्बर 2018 - भाद्रपद 29, शक 1940 


वाणिज्यिक कर विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , अटल नगर , रायपुर 


अटल नगर , दिनांक 10 सितम्बर 2018 


अधिसूचना 
सं . 43/ 2018 - राज्य कर 


क्रमांक एफ - 10 - 48/ 2018/ वाक / पांच ( 81 ). - राज्य सरकार , छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम , 
2017 ( 2017 का 7) (जिसे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
(i) छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 57/2017- राज्य कर क्रमांक 

एफ - 10 - 93/ 2017/ वाक / पांच/( 169) तारीख 15 नवम्बर, 2017. जिसे छत्तीगसढ के राजपत्र 
( असाधारण ) क्रमांक 489 तारीख 15 नवम्बर , 2017 में प्रकाशित किया गया था ; 


छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की 3 सं . 33/ 2018- राज्य कर क्रमांक 
एफ - 10 -42/2018/ वाक/ पांच/(68) तारीख 10 अगस्त , 2018, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र 

( असाधारण ) क्रमांक 310 तारीख 24 अगस्त , 2018 में प्रकाशित किया गया था ; 
को सिवाय उन बातों के, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था , अधिक्रांत 
करते हुए और परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को , जिनका पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त 
वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक समग्र आवर्त है, को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित 
करती है, जो नीचे यथा वर्णित प्रक्रिया का माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के 
लिए अनुसरण करेगें । 


2. उक्त व्यक्ति माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति , जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ( 2) में 
यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3 ) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि 
तक की गई है , के ब्यौरों को छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूष जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत 
कर सकेंगे, अर्थात् :-- . 

731 . . 


732 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2018 


सारणी 


क्रम सं . तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर- 1 में । प्ररूप जीएसटीआर- 1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के 
ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं 

लिए समयावधि 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
जुलाई -सितंबर , 2017 

31 अक्तूबर , 2018 
| अक्तूबर -दिसंबर , 2017 - 

31 अक्तूबर, 2018 
जनवरी-मार्च, 2018 

31 अक्तूबर , 2018 
अप्रैल - जून , 2018 

31 अक्तूबर , 2018 
जुलाई-सितंबर , 2018 

31 अक्तूबर , 2018 
अक्तूबर -दिसंबर, 2018 

31 जनवरी, 2019 
___ 7 . जनवरी - मार्च, 2019 

30 अप्रैल , 2019 


परंतु माल या सेवा या दोनों की जुलाई, 2018 से सितंबर, 2018 की तिमाही के लिए प्ररूप 
जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्यौरे -(i) केरल राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा ; ( ii) रजिस्ट्रीकृत 
व्यक्ति , जिनका कारबार का मूल स्थान कर्नाटक राज्य में कोडाग जिले में है ; और (iii ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति , 
जिनका कारबार का मूल स्थान पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के माहे में है, इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के 
माध्यम से 15 नवंबर , 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाएगे : 


परंतु यह और कि माल या सेवा या दोनों की जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 की तिमाही के लिए 
करदाताओं द्वारा , जिन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 31/ 2018- राज्य 
कर , क्रमांक एफ - 10- 41/ 2018/ वाक / पांच/(67) तारीख 6 अगस्त , 2018, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र 
( असाधारण ) क्रमांक 297 तारीख 9 अगस्त , 2018 में प्रकाशित किया गया था ; के निबंधनों में माल और सेवा 
कर पहचान सं . ( जीएसटीआईएन ) अभिप्राप्त कर ली है , द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्यौरों को 
इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 31 दिसंबर , 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा । 


3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा ( 2) और धारा 39 की उपधारा ( 1) के अधीन जुलाई, 2017 
से मार्च, 2019 के मास के लिए, यथास्थिति , ब्यौरों या विवरणी को प्रस्तुत करने की समय- सीमा पश्चातवर्ती 
रूप से राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

संगीता पी ., विशेष सचिव . 


अटल नगर, दिनांक 10 सितम्बर 2018 


क्रमांक एफ - 10- 48/2018/वाक/ पांच (81 ). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के 
अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 10-48/ 2018/ वाक/ पांच (81), दिनांक 10-09- 2018 का 
अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

संगीता पी ., विशेष सचिव . 


STRUG 175431 , Farich 20 fiatal 2018 


732 ( 1 ) 


Atal Nagar, the 10th September 2018 


NOTIFICATIN 
No. 43 /2018 -State Tax 


No. F - 10 -48/2018/CT /V (81). — In exercise of the powers conferred by section 148 of the 
Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017 ) (hereafter in this notification referred to as the said 
Act), and in supercession of - 


Notification No. 57 /2017 -State Tax , No. 10 - 93 /2017 /CT/ V ( 169), dated the 15th November, 
2017 of the Government of Chhattisgarh , Commercial Tax Department, published in the 
Gazette (Extraordinary ) of Chhattisgarh , No. 489, dated the 15th November, 2017 ; 


Notification No. 33 /2018 -State Tax , No. F - 10 -42/2018 /CT /V (68 ), dated the 10th August, 
2018 of the Government of Chhattisgarh , Commercial Tax Department, published in the 
Gazette ( Extraordinary ) of Chhattisgarh , No. 310 , dated the 24th August, 2018 ; 


except as respects things done or omitted to be done before such supercession , the State Government, on the 
recommendations of the Council , hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 
crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who 
shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or 
services or both . 


2 . The said persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in FORM 
GSTR -1 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules , 2017, effected during the quarter as specified in 
column (2 ) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3 ) of the 
said Table , namely : 


TABLE 


Sl. No. 


Time period for furnishing details in FORM GSTR - 1 


Quarter for which details in FORM 
GSTR - 1 are furnished 

(2) 
July - September, 2017 
October - December, 2017 
| January - March , 2018 

April - June, 2018 
July - September, 2018 
| October - December, 2018 
January - March , 2019 


(3 ) 
31st October, 2018 
31st October, 2018 
31st October, 2018 
31st October, 2018 
31st October, 2018 
31st January , 2019 
30th April, 2019 


Provided that the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR - 1 for the 
quarter from July , 2018 to September, 2018 by - (i) registered persons in the State of Kerala; (ii) registered 
persons whose principal place of business is in Kodagu district in the State of Karnataka; and ( iii) registered 
persons whose principal place of business is in Mahe in the Union territory of Puducherry shall be furnished 
electronically through the common portal, on or before the 15th day of November, 2018 : 


Provided further that the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR - 1 to 
be filed for the quarters from July , 2017 to September, 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and 
Services Tax Identification Number (GSTIN ) in terms of notification No. 31/ 2018 - State Tax, No . F - 10 
41/2018/CT/V (67), dated the 6th August, 2018 of the Government of Chhattisgarh , Commercial Tax 
Department, published in the Gazette (Extraordinary ) of Chhattisgarh , No . 297 , dated the 9th August , 2018 , 
shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 31st day of December , 2018 : 


732 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2018 


3 . The time limit for furnishing the details or return , as the case may be, under sub -section ( 2 ) of section 
38 and sub- section ( 1 ) of section 39 of the said Act, for the months of July , 2017 to March, 2019 shall be 
subsequently notified in this notification . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

SANGEETHA P ., Special Secretary . 


अटल नगर, दिनांक 10 सितम्बर 2018 


अधिसूचना 
सं . 45/ 2018 - राज्य कर 


क्रमांक एफ - 10- 48/2018/ वाक / पांच( 82). - छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम , 2017 के नियम 
61 के उपनियम (5) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के साथ पठित 
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 7) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर , 

(i) अधिसूचना क्रमांक ( 03) दिनांक 8 अगस्त, 2017, और 

(ii ) अधिसूचना क्रमांक (16) दिनांक 15 नवम्बर 2017 ; 
में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् :-- 

उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा में , निम्नलिखित परंतुक अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 

“ परंतु ऐसे करदाताओं द्वारा , जिन्होंने 31/ 2018- राज्य कर, क्रमांक एफ -10- 41/ 2018/वाक / पांच/(67) 
तारीख 6 अगस्त, 2018, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र ( असाधारण ) क्रमांक 297 तारीख 9 अगस्त, 2018 में 
प्रकाशित किया गया था ; के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या ( जीएसटीआईएन ) अभिप्राप्त किया 
है , जुलाई, 2017 से नवंबर , 2018 तक की अवधि के लिए फाइल की जाने वाली उक्त नियमों के प्ररूप 
जीएसटीआर- 3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में , 31 दिसंबर, 2018 को या 
उसके पहले दी जाएगी।" । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

संगीता पी., राज्य कर आयुक्त एवं विशेष सचिव . 


अटल नगर , दिनांक 10 सितम्बर 2018 


क्रमांक एफ -10-48/ 2018/वाक/पांच( 82 )- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3 ) के अनुसरण 
में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 10 -48/ 2018/ वाक /पांच ( 82 ), दिनांक 10 - 09- 2018 का अंग्रेजी 
अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुस 

__ संगीता पी ., राज्य कर आयुक्त एवं विशेष सचिव . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2018 


732 ( 3 ) 


Atal Nagar , the 10th September 2018 


NOTIFICATOAN 
No. 45 /2018-State Tax 


No. F - 10 - 48/2018 /CT /V (82 ). – In exercise of the powers conferred by section 168 of the 
Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017 ) read with sub -rule (5 ) of rule 61 of the Chhattisgarh 
Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), on the 
recommendations of the Council, the following amendments are hereby made – 


( i) in notification number ( 03 ) Dated the 08th August, 2017; and 


(ii) in notification No. ( 16 ) dated 15th November , 2017 , namely : 


In the said notifications, in the first paragraph , the following proviso shall be inserted , namely : 


“ Provided that the return in FORM GSTR -3B of the said rules to be filed for the period from July , 2017 
to November , 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN ) 
in terms of notification no. 31/2018 -State Tax, No . F - 10 -41/2018 /CT/V (67), dated the 6th August, 2018 of the 
Government of Chhattisgarh , Commercial Tax Department, published in the Gazette (Extraordinary ) of 
Chhattisgarh , No . 297, dated the 9th August, 2018 , shall be furnished electronically through the common portal 
on or before the 31st day of December, 2018 .” . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 
SANGEETHA P ., Commissioner of State Tax and Special Secretary . 


अटल नगर , दिनांक 10 सितम्बर 2018 


अधिसूचना 
सं . 46/ 2018 - राज्य कर 


क्रमांक एफ - 10- 48/ 2018/ वाक / पांच ( 83). - छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम , 2017 के नियम 61 
के उपनियम ( 5) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के साथ पठित छत्तीसगढ़ 
माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 7) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, परिषद् की सिफारिशों पर , 

(i) अधिसूचना क्रमांक (07), दिनांक 15 सितम्बर 2017; और 
(ii) छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 16 /2018- राज्य कर क्रमांक 

एफ - 10- 15/ 2018/ वाक/ पांच/( 30 ) तारीख 23 मार्च, 2018, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र 

( असाधारण ) क्रमांक 130 तारीख 2 अप्रैल, 2018 में प्रकाशित किया गया था ; 
में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् :-- 

उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा में , निम्नलिखित परंतुक अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 

“ परंतु ऐसे करदाताओं द्वारा, जिन्होंने 31/ 2018- राज्य कर , क्रमांक एफ -10-41/ 2018/ वाक /पांच/(67 ) 
तारीख 6 अगस्त , 2018, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र ( असाधारण) क्रमांक 297 तारीख 9 अगस्त , 2018 में 
प्रकाशित किया गया था ; के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या ( जीएसटीआईएन ) अभिप्राप्त किया 

2017 से नवंबर , 2018 तक की अवधि के लिए फाइल की जाने वाली उक्त नियमों के प्ररूप 
जीएसटीआर- 3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में , 31 दिसंबर , 2018 को या 
उसके पहले दी जाएगी। "। 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

संगीता पी ., राज्य कर आयुक्त एवं विशेष सचिव . 


732 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2018 


अटल नगर , दिनांक 10 सितम्बर 2018 


क्रमांक एफ - 10 - 48/ 2018/वाक / पांच( 83). – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड ( 3) के 
अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -10-48/ 2018/वाक/पांच(83), दिनांक 10-09-2018 का 
अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

संगीता पी., राज्य कर आयुक्त एवं विशेष सचिव . 


Atal Nagar , the 10th September 2018 


NOTIFICATION 
No . 46 /2018 -State Tax 


No. F - 10 -48 /2018 /CT/V (83 ). — In exercise of the powers conferred by section 168 of the 
Chhattisgarh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 7 of 2017 ) read with sub -rule ( 5 ) of rule 61 of the Chhattisgarh 
Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules ), on the 
recommendations of the Council, the following further amendments are hereby made – 


in notification No. (07 ) , dated the 15th September, 2017 ; and 


in notification number 16/ 2018 - State Tax, No. F-10- 15/ 2018/ CT / V (30 ), dated the 23rd 
March , 2018 of the Government of Chhattisgarh , Commercial Tax Department, published in 
the Gazette (Extraordinary ) of Chhattisgarh , No. 130 , dated the 2nd April , 2018 : 


2 . 


In the said notifications, in the first paragraph , the following proviso shall be inserted , namely: 


“ Provided that the return in FORM GSTR -3B of the said rules to be filed for the period from July , 
2017 to November, 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number 
(GSTIN ) in terms of notification 31/2018 - State Tax, No. F - 10 -41/2018 /CT/V (67 ), dated the 6th August , 2018 
of the Government of Chhattisgarh , Commercial Tax Department, published in the Gazette ( Extraordinary ) of 
Chhattisgarh , No . 297 , dated the 9th August, 2018 .” . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 
SANGEETHA P ., Commissioner of State Tax and Special Secretary . 


अटल नगर , दिनांक 10 सितम्बर 2018 


अधिसूचना 
सं . 47/ 2018 - राज्य कर 


क्रमांक एफ -10 -48/ 2018/वाक/ पांच( 84). - छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम , 2017 के 
नियम 61 के उपनियम (5 ) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के साथ पठित 
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 7) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं . 34/ 2018- राज्य कर, क्रमांक 
एफ - 10- 42/ 2018/ वाक / पांच/( 69 ) तारीख 10 अगस्त , 2018 जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र . ( असाधारण) क्रमांक 
310 तारीख 24 अगस्त , 2018 में प्रकाशित किया गया था ; में निम्नलिखित और संशोधन किया जाता है , 
अर्थात् : -- 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2018 


732 ( 5 ) 


उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में , दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् :-- 

“ परंतु यह और भी कि ऐसे करदाताओं द्वारा, जिन्होंने अधिसचूना सं. 31 / 2018- राज्य कर, क्रमांक 
एफ - 10 - 41 /2018/वाक/ पांच/(67) तारीख 6 अगस्त, 2018, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र ( असाधारण ) क्रमांक 
297 तारीख 9 अगस्त , 2018 में प्रकाशित किया गया था ; निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या 
( जीएसटीआईएन ) अभिप्राप्त किया है, जुलाई, 2017 से नवंबर , 2018 तक की अवधि के लिए फाइल की जाने 
वाली उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में , 31 
दिसंबर, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी ।" 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

संगीता पी., राज्य कर आयुक्त एवं विशेष सचिव . 


अटल नगर, दिनांक 10 सितम्बर 2018 


क्रमांक एफ- 10 - 48 / 2018/वाक/पांच( 84)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण 
में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 10 - 48/ 2018/ वाक /पांच( 84 ), दिनांक 10- 09- 2018 का अंग्रेजी अनुवाद 
राज्यपाल के प्राधिकार से एतददवारा प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम सेतथा आदेशानुसार , 

संगीता पी ., राज्य कर आयुक्त एवं विशेष सचिव. 


Atal Nagar, the 10th September 2018 


NOTIFICATION 
No . 47 / 2018- State Tax 


No. F - 10 -48/2018 /CT /V (84). — In exercise of the powers conferred by section 168 of the Chhattisgarh 
Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) read with sub -rule (5 ) of rule 61 of the Chhattisgarh Goods and 
Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules ), on the recommendations 
of the Council , the following further amendments are hereby made, in notification number 34 /2018 -State Tax , 
No. F - 10 -42 / 2018 /CT/ V (69), dated the 10th August , 2018 of the Government of Chhattisgarh , Commercial 
Tax Department, published in the Gazette (Extraordinary ) of Chhattisgarh , No. 310 , dated the 24th August, 
2018, namely : 


2 . 


In the said notification in the first paragraph , after the second proviso , the following proviso shall be 
inserted , namely : 


“ Provided also that the return in FORM GSTR - 3B of the said rules to be filed for the period from July, 
2017 to November, 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number 
(GSTIN ) in terms of notification No. 31/2018 - State Tax , No. F -10 -41/2018 /CT/V (67), dated the 6th August, 
2018 of the Government of Chhattisgarh , Commercial Tax Department, published in the Gazette 
( Extraordinary ) of Chhattisgarh, No . 297 , dated the 9th August, 2018. ”. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 
SANGEETHA P ., Commissioner of State Tax and Special Secretary . 


732 ( 6 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2018 


अटल नगर , दिनांक 10 सितम्बर 2018 


अधिसूचना 
सं . 48/ 2018 - राज्य कर 


क्रमांक एफ -10-48 / 2018/ वाक/ पांच (85). – राज्य सरकार , छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम , 
2017 ( 2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर 
नियम , 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 
1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर ( नौवां संशोधन ) नियम , 2018 


( 2) 


ये इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. 


छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम , 2017 में , 


(i) 


नियम 117 में 


( क ) उपनियम ( 1 ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा , 

अर्थात् : 
"(1क ) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , आयुक्त , परिषद् की 

सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो सामान्य पोर्टल पर तकनीकी 
कठिनाइयों के कारण देय तारीख तक उक्त घोषणा प्रस्तुत नहीं कर सके , के 
सम्बन्ध में और उन व्यक्तियों जिनकी परिषद् ने ऐसे विस्तार के लिए 
सिफारिश की है, के सम्बन्ध में प्ररूप जीएसटीटीआरएएन- 1 में इलेक्ट्रॉनिक 
रूप से घोषणा प्रस्तुत करने की तारीख को ऐसी और अवधि तक , जो 

31 मार्च, 2019 से आगे की नहीं होगी, बढ़ा सकेगा । ”; 
( ख) उपनियम ( 4) के खंड ( ख) के उपखंड (iii ) में , निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित 
किया जाएगा, अर्थात् : 

“ परंतु उपनियम (1क ) के अनुसार प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा 
• फाइल करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 30 अप्रैल , 2019 तक प्ररूप जीएसटी 

टीआरएन -2 में विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे ।”; 
नियम 142 के उपनियम (5 ) में , “ धारा 76 की उपधारा ( 3)” शब्दों , अंकों और कोष्ठकों के 
पश्चात्, “ या धारा 125 ” शब्द और अंक अंत: स्थापित किए जाएंगे । 


(ii) 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार 

संगीता पी ., विशेष सचिव . . 


INTETIG 161971, Ghita 20 FASTER 2018 


732 (7 ) 


3108 otot , Polic 10 Padde 


2018 


Shich 04 -10-48 /2018 /910 /917 (85 ). — Rd to Hifata to 3tolzeda 348 to us ( 3) to 
HoTHUT # SH PHOTO HITHYAT High 14 - 10 -48/2018 /015 /417 (85 ), Rais 10 -09- 2018 al 
अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

Huitar ft ., Pasto Haga . 


Atal Nagar, the 10th September 2018 


NOTIFICATION 
No . 48 (2018 - State Tax 


No. F - 10 -48 /2018/CT/V (85 ). — In exercise of the powers conferred by section 164 of the 
Chhattisgarh Goods and Services Tax Act , 2017 (7 of 2017), the State Government he 
rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: 


1. 


( 1) 


These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Ninth Amendment) 
Rules, 2018 . 
They shall come into force on the date of issue of this notification . 


(2 ) 


2 . 


In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, 
(i) in rule 117, 
(a) after sub -rule ( 1), the following sub -rule shall be inserted , namely : 

" (1A ) Notwithstanding anything contained in sub -rule ( 1) , the Commissioner may , 
on the recommendations of the Council, extend the date for submitting the 
declaration electronically in FORM GST TRAN - 1 by a further period not beyond 
31st March , 2019 , in respect of registered persons who could not submit the said 
declarationby the due date on account of technical difficulties on the common portal 
and in respect of whom the Council has made a recommendation for such 
extension ." ; 


in sub -rule (4 ), in clause (b ), in sub -clause (iii), the following proviso shall be 
inserted , namely : 

“ Provided that the registered persons filing the declaration in FORM GST 
TRAN - 1 in accordance withsub-rule ( 1A ), may submit the statement in FORM GST 

TRAN - 2 by 30th April , 2019 ." ; 
in rule 142 , in sub -rule (5 ), after the words and figures “ of section 76 ” , the words and figures 
" or section 125 ” shall be inserted . . 


( ii ) 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

SANGEETHA P ., Special Secretary . 


RES ,HGU HAT SICH HIHOR ,SMPTE GRIPRAR HGUtca,71 Ri 


isaatuchligia - 2018. 


